निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 670 ) पटना , मंगलवार , 14 सितम्बर 2010 


( भविष्य निधि निदेशालय ) 

वित्त विभाग 


कार्यालय आदेश 

2 अगस्त 2010 
सं. सं. - जी . पी .एफ . - 01 - 139 / 2010 - 6115 — भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक 6114 एवं 
6113, दिनांक 02 अगस्त 2010 के द्वारा लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किये गये नवनियुक्त 
लिपिकों को उनके नाम के सामने अंकित भविष्य निधि कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है । 


पदस्थापन स्थान जहाँ उन्हें योगदान करना है । 
जि . भ.नि . कोषांग , बेतिया 


| 


स. भ. नि . कोषांग , पटना 


जि . भ.नि . कोषांग , भोजपुर 


ल 


स. भ.नि . कोषांग, पटना 


क्रम. नाम / पिता अथवा पति का नाम 
1 . 

| श्री विनय कुमार 
पिता - स्व . लक्ष्मण प्रसाद सिंह 
श्री उपेन्द्र कुमार 
पिता - स्व . रंजीत मिस्त्री 
श्री सुनील कुमार 
पिता - स्व . राम चन्द्र राम 
श्री यशपाल रवि 
पिता - स्व . श्रवण कुमार 
श्री आशीष कुमार 
पिता - स्व . सच्चिदानन्द राय 
श्री मृत्युंजय कुमार 
पिता - स्व . राजेश्वर प्रसाद सिंह 
श्री अजय कुमार सिंह 
पिता - स्व . युगेश्वर सिंह 
श्री विकास कुमार सिंह 
पिता - स्व . राम नरेश सिंह 
सुश्री पुनम सिन्हा 
पुत्री - स्व . बाल कृष्ण प्रसाद 


जि .भ.नि . कोषांग, मधुबनी 


0 


जि . भ. नि . कोषांग , छपरा 


6 


| जि .भ.नि. कोषांग , गोपालगंज 


जि . भ.नि . कोषांग , सहरसा 


0 


जि . भ. नि . कोषांग , पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 सितम्बर 2010 


उपरोक्त सभी नवनियुक्त लिपिकों को नियुक्ति - पत्र में उल्लिखित अन्य दिशानिर्देश के अलावे उन्हें 
निदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त कार्यालय में योगदान के समय अपना पासपोर्ट साईज का राजपत्रित 
पदाधिकारी से अभिप्रमाणित एक अद्यतन फोटो अवश्य समर्पित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मदन मोहन प्रसाद , 
विशेष सचिव - सह - संयुक्त आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 670 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


